रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


ALI 


4 


. 


ACM 


FAR 


RS 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


चा 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , दिसम्बर 20 , 2017 / अग्रहायण 29 , 1939 
NEW DELHI, WEDNESDAY , DECEMBER 20 , 2017 / AGRAHAYANA 29 , 1939 


सं . 475 ] 
No. 475 ] 


भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 


अधिसूचना 
नोएडा, 13 दिसम्बर, 2017 


सं . 14 - भाअजप्रा / स्था . / 03 / 2017 . भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम , 1985 (1985 का 1982 ) 
की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग 
प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियमन बनाता है , अर्थात् : 


I. 


सामान्य 


संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : 
(i) ये विनियमन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति (पंद्रहवां संशोधन ) 

विनियमन, 2017 कहे जाएंगे । 

(ii ) वे भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे । 
II. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति विनियमन, 1992 में अवर श्रेणी लिपिक तथा 
आशुलिपिक घ के पद का प्रतिस्थापन निम्नानुसार होगा : 


पद का नाम 


पदों की संख्या 


वर्गीकरण 


पे बैंड (पीबी ) 
तथा ग्रेड पे 
( जीपी) / 
वेतनमान 


क्या चयनित पद | सीधी भर्ती के 

है अथवा लिये आयु सीमा 
अचयनित पद 


A 


3 
| समूह ग 


2 
अवर श्रेणी | 22 * ( 2017 ) 
लिपिक * कार्यभार के 

अनुरूप परिवर्तनीय 


5 
लागू नहीं 


पे मैट्रिक्स का 
लेवल 2 


18 से 27 वर्ष के 
बीच आयु (केंद्रीय 
सरकार द्वारा 
जारी अनुदेशों 
अथवा आदेश के 
अनुसार सरकारी 
कर्मचारी के लिये 
40 वर्ष तक ) 


7241 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित भौक्षणिक और अन्य 

अर्हताएं 


क्या सीधी भर्ती के लिये परिवीक्षा अवधि, यदि कोई 

निर्धारित आयु और 
भौक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत 
व्यक्ति पर लागू होंगी 

8 
आयु : अर्हताएं नहीं ; हां 

दो वर्ष 


अनिवार्य : 
(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा 

अथवा समकक्ष 
( ii) मैनुअल टाइपराइटर पर 30 श. प्र. मि . अंग्रेजी में अथवा 
25 श. प्र.मि . हिंदी में टंकण गति 

अथवा 


कंप्यूटर पर 35 श. प्र. मि . अंग्रेजी में तथा 30 श. प्र. मि . हिंदी 

में टंकण गति 
( प्रति शब्द हेतु औसतन 5 कुंजी दबाव पर 10500 
केडीपीएच / 9000 केडीपीएच के अनुकूल 35 श. प्र.मि . और 
30 श. प्र.मि .) 


द्वारा भर्ती का तरीकालात / प्रतिनियुक्ति / आमेर 


तथा विभिन्न 


सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति अथवा प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन के यदि विभागीय प्रोन्नति 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती का तरीका जरिये भर्ती के मामले में , प्रोन्नति / समिति विद्यमान है तो 
तथा विभिन्न तरीकों के जरिये रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति / आमेलन से किस ग्रेड में संघटन क्या है ? 
भरे जाने का प्रतिशत क्या है ? 

किया जाना है 
10 


11 


12 


लागू नहीं 


उप – सचिव, उप - निदेशक 
(वित्त एवं लेखा) सहायक 
निदेशक 


(i) सीधी भर्ती द्वारा 85 प्रतिशत 
( ii ) समूह घ के कर्मचारियों के लिये सीमित 

विभागीय परीक्षा के जरिये 10 प्रतिशत 
(iii ) जिन समूह घ के कर्मचारियों के पास अवर 

श्रेणी लिपिक के पद के लिये शैक्षणिक अर्हताएं 
हैं , उनके बीच वरिष्ठता के अनुसार 5 प्रतिशत 


पद का नाम 


पदों की संख्या 


| 


2 


3 


आशुलिपिक घ 


11 * (2017 ) 
* कार्यभार के 
अनुरूप 
परिवर्तनीय 


वर्गीकरण - पे बैंड (पीबी) | क्या चयनित पद सीधी भर्ती के लिये 
तथा ग्रेड पे । है अथवा 

आयु सीमा 
( जीपी ) / अचयनित पद 
वेतनमान 

5 
समूह ग 

| पे मैट्रिक्स का । लागू नहीं | 18 से 27 वर्ष के बीच 
लेवल 4 

आयु (केंद्रीय सरकार 
द्वारा जारी अनुदेशों 
अथवा आदेश के 
अनुसार सरकारी 
कर्मचारी के लिये 40 
वर्ष तक ) 


सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित भौक्षणिक और अन्य 
अर्हताएं 


परिवीक्षा अवधि, यदि कोई 


क्या सीधी भर्ती के लिये 
निर्धारित आयु और 
भौक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत 
व्यक्ति पर लागू होंगी 


8 


लागू नहीं 


दो वर्ष 


अनिवार्य : 
(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा 

अथवा समकक्ष 
(ii ) कौशल परीक्षा मानदंड 
डिक्टेशन : 10 मिनट की दर पर 80 श. प्र. मि . 
रूपांतरण : 65 मिनट ( अंग्रेजी) और 75 मिनट (हिंदी ) 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


। (मैनुअल टाइपराइटर पर) अथवा कंप्यूटर पर 50 मिनट 

( अंग्रेजी), 65 मिनट (हिंदी) 


12 


लागू नहीं 


क्या सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति अथवा प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन के जरिये भर्ती । यदि विभागीय 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती का तरीका के मामले में , प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन से | प्रोन्नति समिति 
तथा विभिन्न तरीकों के जरिये रिक्त पदों किस ग्रेड में किया जाना है । 

विद्यमान है तो 
को भरे जाने का प्रतिशत क्या है ? 

संघटन क्या है ? 
10 

11 
सीधी भर्ती 

लागू नहीं 

शशि भूषण शुक्ल, सचिव 

[विज्ञापन - III / 4 / असा. / 347 / 17 ] 
टिप्पणी : भारत के राजपत्र में दिनांक 26. 08 .1992 को संख्या - 6 - भाअजप्रा / स्था . / 4 / 90 के तहत प्रकाशित भारतीय अंतर्देशीय 

जलमार्ग प्राधिकरण भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति विनियमन , 1992 प्रमुख विनियमन है । दिनांक 09.07. 1993, 
15.07. 1993, 10.09. 1994 , 14.08. 2004, 11.03. 2010, 19.02.2011, 05. 11. 2011, 16.06.2015, 17.06.2015, 04. 12.2015, 
16.03. 2016, 22. 03. 2017, 02.08. 2017 तथा 06.10..2017 को जारी अधिसूचनाओं के जरिये अनुवर्ती संशोधन किये 


गये । 


INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA 

NOTIFICATION 


Noida, the 13th December, 2017 


No. 14 - IWAI/Estt./03/2017. - In exercise of the powers conferred by Section 35 of the Inland 
Waterways Authority of India Act, 1985 (1982 of 1985 ), with the previous approval of the Central 
Government, the Inland Waterways Authority of India hereby makes the following regulations, viz : 


I . 


GENERAL 


Short Title and Commencement 


mmence 


(i) 


These regulations shall be called the Inland Waterways Authority of India Recruitment, 
Seniority and Promotion (Fifteenth Amendment) Regulations, 2017 . 


(ii) They shall be deemed to have come into force from the date of publication in the Gazette 

of India. 


II . In the Inland Waterways Authority of India Recruitment, Seniority and Promotion Regulations, 1992 , 
to the post of Lower Division Clerk and Stenographer D shall be substituted as follows : 


Name of post 


No. of post(s ) 


Classifi 
cation 


Pay Band (PB ) 
and Grade Pay 
( GP) / Pay Scale 


Age limit for direct 

recruits 


Whether 
selection post 

or Non 
Selection Post 


Lower 
Division Clerk 


Group C 


22 * 
( 2017 ) 
* Subject to 

variation 
dependent on 
workload . 


Level 2 in the | Not applicable | Between 18 to 27 years 
pay matrix . 

of age (relaxable for 
Government servants up 
to 40 years in 
accordance with the 
instructions or order 
issue by the Central 
Government. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


Educational and other qualifications required for Whether age and 
direct recruits 

qualifications prescribed 
recruits will apply in 
promotees 


Educational Period of 

for direct probation , if any 
the case of 


Two years 


Age: No 
Qualification : Yes 


Essential: 
(i) 12th class or equivalent from recognized board 
or University. 
( ii ) Typing speed 30 w .p .m . in English or 25 w .p .m . 
in Hindi on manual typewriter . 


OR 


A typing speed of 35 w .p .m . in English or 30 
w . p . m . in Hindi on computer . 
( 35 w . p .m . and 30 w .p .m . correspond to 10500 
KDPH /9000 KDPH on an average of 5 key 
depressions for each word ). 


Method of recruitment: whether by direct In case of recruitment by If a Departmental 
recruits or by promotion or by promotion /deputation /absorption , Promotion Committee 
deputation /absorption and percentage of the grades from which promotion / exists, what is the 
vacancies to be filled by variousmethods. 

deputation /absorption to be made composition 


10 


11 


12 


Not applicable 


(i) 85 % by direct recruitment . 
( ii) 10 % by limited departmental examination for 

group D staff . 
( iii) 5 % by seniority among group D employees 

who possess educational qualifications for the 
post of LDC . 


Deputy Secretary 
Deputy Director 
(Finance & Accounts ) 
Assistant Director 


Name of post 


No. of post(s) 


Classification 


Pay Band (PB ) 
and Grade Pay 
(GP) / Pay Scale 


Age limit for direct 

recruits 


Whether 
selection post 

or Non 
Selection Post 


5 


Stenographer 


11 * 


Group C 


Level 4 in the Not applicable 
pay matrix . 


(2017) 
* Subject to 

variation 
dependent on 
workload . 


Between 18 to 27 years 
of age ( relaxable for 
Government servants up 
to 40 years in accordance 
with the instructions or 
order issue by the 
Central Government. 


[ 971 III Qug 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Educational and other qualifications required for Whether age and 
direct recruits 

qualifications prescribed 
recruits will apply in 
promotees 


Educational 

for direct 
the case of 


Period 
of probation , if 

any 


Not applicable 


Two years 


Essential: 
(i) 12th class or equivalent from recognized board 

or University . 
( ii ) Skill Test Norms Dictation : 10 mts @ 80 
w .p .m . Transcription : 65 mts. (English ) 75 

(Hindi) 
(on Manual Typewriter ) or 50 mts ( English ) 
65 mts . (Hindi) on Computer ) 


mts . 


SHASHIBHUSHAN SHUKLA , Secy. 

[ ADVT.-III /4 /Exty./347/17 ] 
Foot Note : Inland Waterways Authority of India Recruitment, Seniority and Promotion 

Regulations, 1992 , published in the Gazette of India on 26 . 08 . 1992 , vide 
No . 6 - IWAI/Estt./4 /90 are the principal regulations. Subsequent amendments 
carried out vide Notifications dated 09 .07. 1993 , 15 .07 . 1993 , 10 . 09. 1994 , 
14 .08 . 2004 , 11.03.2010 , 19 .02 .2011, 05 .11.2011, 16 . 06 .2015 , 17.06 .2015 , 
04 . 12. 2015 , 16 -03 -2016 , 22 -03 -2017. 2 -8 -2017 and 06 - 10 - 2017 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2017 .12 .22 
15 :50 :30 + 05 30 


